IMIRANI 


M 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


2 आश्विन , 1940 ( श० ) 


संख्या- 905 राँची , सोमवार 


24 सितम्बर , 2018 ( ई० ) 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग 


- - - - - - - - - - - 


अधिसूचना 
30 अगस्त , 2018 


संख्या - राजभाषा/ स्थापना-18/ 2015 का०- 6619 -- विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में मो० जाहिद अनवर खाँ , वरिष्ठ अनुवादक , कार्मिक , प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय ), राँची को सहायक निदेशक ( वेतनमान 
पी०बी०- || रु० 9, 300-34, 800, ग्रेड वेतन - 5,400 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल - 9) के 
पद पर प्रोन्नति देते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय) , 
राँची में पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - राजभाषा/ स्थापना-18/ 2015 का० - 6620-- विभागीय प्रोन्नति समिति की 
अनुशंसा के आलोक में श्री शम्भु नाथ श्रीवास्तव , वरिष्ठ अनुवादक , कार्मिक, प्रशासनिक 
सुधार तथा राजभाषा विभाग ( मुख्यालय ), राँची को सहायक निदेशक ( वेतनमान 


____ 2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 24 सितम्बर , 2018 
पी०बी०- || रु० 9, 300- 34,800, ग्रेड वेतन- 5, 400 तदनुसार पे मैट्रिक्स लेवल- 9 ) के 
पद पर प्रोन्नति देते हुए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग (मुख्यालय) , 
राँची में पदस्थापित किया जाता है । 

2. प्रोन्नत पदाधिकारियों को झारखण्ड सेवा संहिता के नियम 58 के आलोक में 
पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत पद का वित्तीय लाभ देय होगा । 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


चन्द्रभूषण प्रसाद , 
सरकार के उप सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 905 -- 50 


